रजिस्ट्री सं डी० एल० - 33004/99 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 99 


मायाजयते 


. 


. 


. 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


. 


. 


. 


. 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (11) 
PART IISection 3 – Sub- section (in) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली , सोमवार , जन 9 , 2003 / ज्येष्ठ 19 , 1925 
NEW DELHI,MONDAY, JUNE 9, 20031JYAISTHA 19, 1925 


D 


सं . 519 ] 
No . 519] 


श्रम मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 9 जून, 2003 
का . आ . 664 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, ठेका श्रम ( विनियमन 
और उत्सादन ) अधिनियम, 1970 ( 1970 का 37 ) की धारा 10 की 
उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के 
राजपत्र, असाधारण, भाग II , खंड 3, उपखंड (ii ), तारीख 27 दिसंबर , 
2000 में प्रकाशित भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसूचना 
सं. का. आ . 1168 ( अ ), तारीख 27 दिसम्बर, 2000 को अधिक्रांत 
करते हुए, केन्द्रीय ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात् 
ठेका श्रमिक के लिए उपबंधित कार्य और फायदों की शर्तों और उक्त 
अधिनियम की धारा 10 की उपधारा ( 2 ) में विनिर्दिष्ट अन्य सुसंगत 
कारकों को ध्यान में रखते हुए, स्टील आथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड , 
चिरिया , जिला सिंहभूम ( पश्चिमी ) बिहार की मनोहर पुर खानों के 
स्थापनों में लौह अयस्क को जुटाने और तोड़ने के कार्यों में इस अधिसूचना 
के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से ठेका श्रमिक के नियोजन को 
प्रतिषिद्ध करती है । 
. [ फा . सं. एस - 16014/ 19 /2001 - एल डब्ल्यू ] 

मनोहर लाल, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LABOUR 

NOTIFICATION 

New Delhi,the 9th June, 2003 
- S . 0 . 664 ( E ). - In exercise of the powers conferred 
by Sub - section ( 1) of Section 10 of the Contract Labour 
(Regulation and Abolition ) Act, 1970 (37 of 1970 ), and in 
supersession of the notification of the Government of India 
in the Ministry of Labour Notification No. S . O . 1168 ( E ) 
dated 27th December, 2000 , published in the Gazette of 
India, Extraordinary , Part II, Section 3 , Sub -section ( ii ), dated 
27th December, 2000 , the Central Government, after 
consultation with the Central Advisory Contract Labour 
Board, and having regard to the conditions of work and 
benefits provided for the contract labour and other relevant 
factors specified in Sub - section (2 ) of Section 10 of the 
said Act, hereby prohibits the employment of contract 
labour in the jobs/works of raising and breaking of iron ore 
in the establishment of Manoharpur Mines of Steel 
Authority of India Limited , Chiriya, District Singhbhum 
(West), Bihar with effect from the date of publication of 
this notification in the OfficialGazette . 

: [ F. No . S- 16014/19/ 2001 -LW) 

MANOHAR LAL, Jt. Secy . 


1597 GI/ 2003 


abpm 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


ife . .. 


